निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 640 ) 


2 पौष 1931 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 23 दिसम्बर 2009 


कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा 


कार्यालय आदेश 


27 फरवरी 2009 


सं0 503 _ अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर 2007 की बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक 


में जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नवादा का कार्यवाही पत्रांक 195 स्था०, दिनांक 13 मार्च 
2008 से प्राप्त अनुशंसा अपर समाहर्ता का पत्रांक 410 स्था०, दिनांक 06 जून 2008 तथा क्षेत्रीय उप -निदेशक मगध 
प्रमण्डल, गया का पत्रांक 521 , दिनांक 5 जुलाई 2008 एवं जिला पदाधिकारी, नवादा के द्वारा पृष्ठांकित आदेश 
दिनांक 15 दिसम्बर 2008 के निर्देशानुसार श्री कुमार दीपक , पिता - स्व० देवकी राम, भूतपूर्व स० शि० रा० कृ० उ० 
वि० डोहड़ा, जिला - नवादा, ग्राम - गारही, पो० - कहुआरा, थाना - नारदीगंज, जिला- नवादा को वेतनमान 
रु0 3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 एवं सरकार द्वारा समय - समय पर देय भत्ते के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
राजकीय कृत उच्च विद्यालय, तुंगी अंचल -हिसुआ , जिला - नवादा में तृतीय वर्गीय (लिपिक ) कर्मचारी के रिक्त पद 
पर निम्नांकित शर्तों के साथ योगदान की तिथि से नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

1. योगदान के लिए किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 

प्रमाण - पत्र देना होगा । 
3. नियुक्ति हेतु किसी प्रकार के धोखाधड़ी या जालसाजी पाये जाने पर अविलम्ब सेवा समाप्त कर उनके 

विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 दिसम्बर 2009 


4. मेरी नियुक्ति अभ्यर्थी मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भरण - पोषण करते हैं तो उनके परिलब्धिों 

का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्य को देय होगी । 
5. दहेज नहीं लेने एवं देने का घोषणा - पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 
6. किसी भी समय बिना सूचना के आपकी सेवा समाप्ति की जा सकती है । 
7. आवेदक का आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 

आपकी नियुक्ति रक्त रद्द समझी जायेगी । 
8. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 

2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेन्शन लागू होगी । 
9. उच्चाधिकारी का अन्य आदेश तथा मानदेय न्यायालय से कोई अन्य आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति 
प्रभावी होगी । 

आदेश से, 

ए0 सईद , 
जिला शिक्षा पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 640 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


